रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jit = Ista 


Che Gazette of india 


सी.जी.-एम.एच.-अ.-06092023-248604 
CG-MH-E-06092023-248604 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3794] नई दिल्‍ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2023/भाद्र I5, 945 
No. 3794] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 5, 945 


रेल मंत्रालय 
[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)] 
अधिसूचना 
मुंबई, 6 सितम्बर, 2023 


का.आ. 3956(अ).--केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 989 (4989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 
(2008 का (/) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (() के अधीन जारी, भारत के 
राजपत्र, असाधारण भाग ||, खण्ड 3, उपखण्ड (॥) तारीख 2 अगस्त 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (Tes बोर्ड) की 
अधिनियम संख्या का.आ. 3464 (अ) तारीख 2 अगस्त 2023 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा उक्त 
अधिनियम से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य विशेष रेल परियोजना अर्थात, नीमच-रतलाम दोहरीकरण 
परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी; 


और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात “दैनिक 
भास्कर (हिंदी)”, “राज एक्सप्रेस (हिंदी)”, “दशमेश एक्सप्रेस (हिंदी)”, “मालव दर्शन (हिन्दी)” व “फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी)” में अपर 
कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जिला रतलाम द्वारा, तारीख 8 अगस्त 2023 को प्रकाशित किया गया था और, सक्षम प्राधिकारी को 
किसी भी व्यक्ति का कोई आपेक्ष प्राप्त नहीं हुआ हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (4) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को 
सौंप दी है; 


5729 GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 989 की धारा 20 (ड.) की 
उप-धारा (॥) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 20(ड) कि उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर अन्य रूप से केंद्रीय 
सरकार में निहित होगी | 

अनुसूची 
मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के लिए अर्जित 
की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण | 


जिला : रतलाम, तहसील : रतलाम (ग्रामीण), ग्राम : नामली 


अर्जनीय भूमि 
भूमि का ae 

- प.ह.न. pe = pela परिसंपत्ति | भूमि मालिक का नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
( में) असिंचित 


रामकुंवर बाई बेवा मोतीलाल, राजेश, 
04 42 964 0.070 सिंचित निरंक | तेजालाल, रूपचंद, अर्जुन, उर्मिला पिता 
मोतीलाल राठोड़ 


02 42 4020/5 0.090 सिंचित fate | दिपक पिता जगदिश जाति जाट 


03 42 020/6 0.030 सिंचित निरंक अंबालाल पिता सत्यनारायण जाति जाट 


योग 0.90 


[फ़ा. नं. ई -ऑफिस E 259252-20] 


aed राम, मुख्य अभियंता/ निर्माण-॥ 


MINISTRY OF RAILWAYS 
[Western Railway (Construction Organization) ] 
NOTIFICATION 
Mumbai, the 6th September 2023 


9.0, 3956(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways 
(Railway Board), number, $.O 3464(E) dated the 2nd August 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part 
II, section 3 Sub-section (ii), dated the 2nd August 2023 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued 
under sub-section (l) of section 20(A) of the Railway Act, 989 (24 of 989) (hereinafter referred to as the said Act), 
the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said 
notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely 
Nimach-Ratlam Doubling Project in the State of Madhya Pradesh; 


And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik 
Bhaskar (Hindi)”, “Raj Express (Hindi)”, “Dashmesh Express (Hindi)”, “Malav Darshan (Hindi)”, & “Free Press 
Journal (English)” on 8th August 2023 by Additional Collector and Competent Authority, Ratlam (M.P.) under 
sub-section (4) of section 20A of the said Act; And whereas, no objections have been received by Competent 
Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report of the Central Government; 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub-section (l) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by 
declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway 
Project — “Nimach-Ratlam Doubling Project” in Namli village of Ratlam District under Additional Collector 
and Competent Authority for Land Acquisition Ratlam District in the State of Madhya Pradesh. 


District: Ratlam, Tehsil: Ratlam (Rural), Village: Namli 


as Type of Land 
St Pe peat Poe ae a Irrigated/ Asset Name of landowner/Interested Person 
No. No. No. acquired in see 
Unirrigated 
Hact. 
Ramkunwar Bai Beva Motilal, Rajesh, 
0l 2 964 0.070 Irrigated Nil | Tejalal, Roopchand, Arjun, Urmila Father 
Motilal Rathod 
02 2 020/5 0.090 Irrigated Nil | Deepak Father Jagdish Caste Jat 
03 2 020/6 0.030 Irrigated Nil | Ambalal Father Satyanarayan Caste Jat 
Total 0.90 


[F. No. E-Office E 259252-20] 
NAND RAM, Chief Engineer (Construction) II 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-]0054. scams; 


